सत्यमेव जयते 


झारखण्ड 

गजट 
असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


12 फाल्गुन , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 132 राँची , सोमवार , 


2 मार्च, 2020 ( ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
17 फरवरी, 2020 


संख्या-4 /नियुक्ति -01-02/ 2019 का . 1262-- अपील वाद संख्या 641/2015, विवेक कुमार सिंह बनाम 
झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन में चतुर्थ 
संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में अधियाचित निःशक्तजनों के बैकलॉग रिक्तियों के विरूद्ध झारखण्ड 
लोक सेवा आयोग के पत्रांक 3028 दिनांक 24.12.2019 द्वारा झारखण्ड प्रशासनिक सेवा अन्तर्गत उप 
समाहर्ता के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित अभ्यर्थी श्री कमलेन्द्र कुमार सिन्हा की उम्मीदवारी उनके पत्र 
दिनांक 16.01.2020 द्वारा उक्त पद पर नियुक्ति हेतु संसूचित अनिच्छा के आलोक में समाप्त की जाती है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सुधीर कुमार रंजन, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 132 50 


